निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


नि 


संख्या 28 


19 आषाढ़ 1941 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

10 जुलाई 2019 ( ई 0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-11 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 - बिहार विधान 

मंडल में पुर : 

स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट । और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 

12-12 


- 


- 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


13-14 


2 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2019 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , 

शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

4 जुलाई 2019 
सं 0 ई2-1-43 / 2006-5685 - बिहार सेवा सहिता के नियम -220 A के तहत श्रीमती प्रियंका सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी, 
जहानाबाद को शिशु देख -भाल हेतु दिनांक 08.07.2019 से 07.09.2019 तक कुल दो महीने का शिशु देख -भाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

आदेश से, 
रत्नेश झा , संयुक्त सचिव । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

28 मई 2019 
सं 0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा 0 प्र0-7216 -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2 , 1974 ) की सुसंगत धाराओं 
के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित कार्मिकों को 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त 
कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


करेंगे । 


कार्मिक का नाम एवं पद नाम 


प्रयोजन 


क्र 0 
स ० 


जिला 
का नाम 


अनुसूची 
द0 प्र 0 सं 0 1973 तिथि / अवधि 

की धारा, 
जिसके तहत 
शक्ति प्रदान की 
गयी है 
3 

4 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक) 


1 


2 


5 


6 


7 


1 


चुनाव प्रक्रिया की 


गया 


विशेष कार्यपालक 

दंडाधिकारी 


समाप्ति तक 


लोक सभा 

आम 
निर्वाचन , 
2019 


जिला 

निर्वाचन द 0 प्र 0 सं 0 1973 
पदाधिकारी - सह जिला की धारा -21 
पदाधिकारी , 

गया 

के 
पत्रांक -138 दिनांक 15.05. 
2019 के साथ संलग्न सूची 
में अंकित कार्मिक । 
जिला 

निर्वाचन | द 0 प्र 0 सं 0 1973 
पदाधिकारी - सह जिला की धारा -21 
पदाधिकारी, रोहतास के 
पत्रांक -304 

दिनांक 17.05. 
2019 के साथ संलग्न सूची 
में अंकित कार्मिक । 


2 


19.05.2019 


विशेष कार्यपालक | रोहतास 

दंडाधिकारी 


लोक सभा 

आम 
निर्वाचन, 

2019 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2019 


3 


पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचनाएं 

1 जुलाई 2019 
सं 0 भा ० व ० से ०( स्था ०) -11 / 2016-2169 / प० व ० -- श्री शिव शंकर चौधरी , भा ०व ० से०, ( BH:1984 ), प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक (विकास), बिहार , पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन 
मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के Apex Scale ( वेतन 
स्तर-17) में प्रोन्नति दी जाती है । इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय 
होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव । 


1 जुलाई 2019 
सं 0 भा ० व ० से ०(स्था ०) -11 / 2016-2173 / प ० व० -- श्री सी.पी. खण्डूजा, भा ० व ० से०, ( BH: 1989), मुख्य वन 
संरक्षक - सह -निदेशक , सामाजिक वानिकी, ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना, को भारतीय वन सेवा ( वेतन ) नियमावली, 
2016 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन अपर 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HAG) कोटि (वेतन स्तर -15) में प्रोन्नति दी जाती है । इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर 
पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा । 

सं 0 भा ० व ० से० ( स्था ०) -11 / 2016-2174 / प० व ० -- श्री राकेश कुमार, भा ० व ० से ०, ( BH:1991), मुख्य वन संरक्षक, 
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास , बिहार , पटना, को भारतीय वन सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण , वन एवं 
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक 
( HAG) कोटि (वेतन स्तर -15 ) में प्रोन्नति दी जाती है । इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत 
योगदान की तिथि से देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव । 


- 


1 जुलाई 2019 
सं0 भा ० व ० से०( स्था ०) -11 / 2016-2170 / प० व०-- श्री ए. एन. शरण, भा ० व ० से ०, ( BH:1985), जो सम्प्रति केन्द्रीय 
प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव, नवीन एवं नवीकरण उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार में पदस्थापित हैं , को भारतीय वन सेवा 
( वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत 
अनुदेशों के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HAG ) कोटि ( वेतन स्तर -16) में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है । इन्हें प्रोन्नति 
का लाभ उसी तिथि से देय होगा जिस तिथि से इनसे कनीय पदाधिकारी को समकक्ष पद पर प्रोन्नति का लाभ दिया 
जायेगा । 

सं 0 भा ०व ० से०( स्था ०) -11 / 2016-2171 / प ०व ०-- श्री भारत ज्योति , भा ० व ० से ०, ( BH:1986), जो सम्प्रति केन्द्रीय 
प्रतिनियुक्ति पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय , पूर्व 
मध्य क्षेत्र, राँची में पदस्थापित हैं , को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन 
मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HAG ) कोटि ( वेतन 
स्तर -16) में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है । इन्हें प्रोन्नति का लाभ उसी तिथि से देय होगा जिस तिथि से इनसे कनीय 
पदाधिकारी को समकक्ष पद पर प्रोन्नति का लाभ दिया जायेगा । 

सं 0 भा ० व ० से ० ( स्था ०) -11 / 2016-2172 / प ० व ०-- श्री ए.के. पाण्डेय , भा ० व ० से ०, ( BH:1986 ), अपर प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक - सह -मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक , बिहार , पटना, को भारतीय वन सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण , वन 
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक 
( HAG ) कोटि (वेतन स्तर -16) में प्रोन्नति दी जाती है । इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत 
योगदान की तिथि से देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव । 


1 जुलाई 2019 
सं 0 भा ० व ० से ०( स्था ०) -11/2016 -2175 / प ० व ०-- श्री अभय कुमार द्विवेदी , भा ० व ० से ०, ( BH: 2000) , वन संरक्षक , 
गया अंचल, गया, को भारतीय वन सेवा (वेतन ) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत 
सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक कोटि ( वेतन स्तर -14) में प्रोन्नति दी जाती है । 
इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा । 


4 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2019 


सं 0 भा ० व ० से ०( स्था ०) -11/2016 -2176 / प ० व ० -- श्री कुन्दन कुमार , भा ०व ० से ०, ( BH: 2000), वन संरक्षक , 
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना, को भारतीय वन सेवा ( वेतन) नियमावली, 2016 
तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन 
संरक्षक कोटि (वेतन स्तर -14) में प्रोन्नति दी जाती है । इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान 
की तिथि से देय होगा । 

सं0 भा ० व ० से ०( स्था ०) -11 / 2016-2177 / प ० व ० -- श्री मनोज कुमार सिंह, भा ० व ० से ०, ( BH:2000 ), वन संरक्षक, 
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ, को भारतीय वन सेवा ( वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , 
भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर -14) में प्रोन्नति दी जाती 
है । इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा । 

सं 0 भा ० व ० से ०( स्था ०) -11 / 2016-2178 / प ० व ० -- श्री पी . के. जायसवाल, भा ० व ० से ०, ( BH:2000), वन 
संरक्षक - सह - अपर निदेशक , हरियाली मिशन , दक्षिण बिहार, पटना, को भारतीय वन सेवा (वेतन ) नियमावली, 2016 तथा 
पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन 
संरक्षक कोटि (वेतन स्तर -14) में प्रोन्नति दी जाती है । इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान 
की तिथि से देय होगा । 

सं 0 भा ०व ० से ०( स्था ०) -11 / 2016-2179 / प० व ०-- श्री के.के. अकेला, भा ० व ० से ०, ( BH:2000), वन संरक्षक , 
भागलपुर अंचल, भागलपुर , को भारतीय वन सेवा ( वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन 
मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर -14) में प्रोन्नति 
दी जाती है । इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा । 

सं0 भा ० व ० से ०( स्था ०) -11 / 2016-2180 / प ० व ० -- श्री अभय कुमार, भा ० व ० से ०, ( BH:2001), वन संरक्षक, 
मुजफ्फरपुर अंचल , मुजफ्फरपुर, को भारतीय वन सेवा ( वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन 
मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर -14) में प्रोन्नति 
दी जाती है । इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव । 


. 


1 जुलाई 2019 
सं0 भा ० व ० से ०( स्था ०) -11 / 2016-2181 / प ० व ० -- श्री नन्द किशोर, भा ०व ० से० , ( BH:2006 ), निदेशक, उद्यान, कृषि 
विभाग, बिहार, पटना को भारतीय वन सेवा ( वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , 
भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर -13) में दिनांक -01.01.2019 के प्रभाव 
से प्रोन्नति दी जाती है । 

सं 0 भा ० व ० से ०( स्था ०) -11 / 2016-2182 / प० व ० -- श्री एस. कुमारासामी, भा ० व० से ०, ( BH:2006), वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु 
परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर -13) में दिनांक 
01.01.2019 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है । 

सं 0 भा ० व ० से ०( स्था ० ) -11 / 2016-2183 / प० व० -- डॉ. के. गणेश कुमार , भा ० व ० से ० , ( BH: 2006) जो , सम्प्रति 
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर उप वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय ( द.पू. परिक्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन 
मंत्रालय, चैन्नई में पदस्थापित हैं , को भारतीय वन सेवा (वेतन ) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन 
मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर -13 ) में दिनांक 01.01.2019 के 
प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव । 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचनाएं 

14 जून 2019 
सं 0 1 / एल1-10-09 / 2008 - गृ0 आ0-4776 -- श्री एम 0 सुनील कुमार नायक , भा 0 पु 0 से0 ( 2005 ), पुलिस 
उप - महानिरीक्षक, ए0 टी 0 एस 0, बिहार, पटना को MCTP- Phase-IV के Foreign Component दिनांक 24.06.2019 से 
28.06.219 की अवधि के बाद दिनांक 29 / 30.06.2019 ( शनिवार एवं रविवार) 02 दिनों का अनुमति अवकाश एवं दिनांक 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2019 


5 


01 एवं 02.07.2019, 02 दिनों का आकस्मिक अवकाश, कुल 04 ( चार ) दिन, Ex -India Leave, के रूप में स्वीकृत किया 
जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


14 जून 2019 
सं 0 1 / एल1-10-07 / 2014 - गृ0 आ0-4775 -- श्री मनु महाराज, भा 0 पु0 से 0 (2005), पुलिस उप - महानिरीक्षक , मुंगेर 
क्षेत्र, मुंगेर को MCTP-Phase-IV के Foreign Component दिनांक 24.06.2019 से 28.06.219 की अवधि के बाद 
दिनांक 29 / 30.06.2019 ( शनिवार एवं रविवार ) के Prefix के साथ दिनांक 01.07.2019 से 04.07.2019 तक कुल 04 (चार) 
दिनों का Ex -India Leave, आकस्मिक अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


6 जून 2019 
सं0 1 / एल1-10-14 / 2013 - गृ0 आ0-4467 -- विभागीय अधिसूचना सं0-3802 दिनांक 08.05.2019 द्वारा श्री उपेन्द्र 
कुमार शर्मा, भा 0 पु0 से0 ( 2008), पुलिस अधीक्षक , पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 
के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 09.06.2019 से 23.06.2019 तक कुल 15 ( पन्द्रह ) दिनों के उपार्जित अवकाश 
की स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री शर्मा के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद का अतिरिक्त श्री विकास वर्मन , 
भा 0 पु 0 से0 ( 2008), समोदष्टा, बि o सै 0 पु0-5, पटना को दिया गया था । 

2. श्री शर्मा के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में अब श्री अशोक कुमार सिंह , 
भा 0 पु0 से0 ( नवप्रोन्नत ), पुलिस अधीक्षक, रेल मुजफ्फरपुर रहेंगे । पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-3802 दिनांक 08.05.2019 
को तद्नुसार संशोधित समझा जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


18 जून 2019 
सं 0 1 / एल1-10-02 / 2015 - गृ0 आ0-4791 -- श्री आनन्द कुमार, भा 0 पु 0 से 0 (2012), समादेष्टा , बिहार सैन्य 
पुलिस-7 , कटिहार को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 
02.07.2019 से 21.07.2019 तक कुल 20 (बीस ) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि में निजी खर्च पर 
विदेश ( यूरोप) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है । 

2. श्री आनन्द कुमार के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री रविरंजन, 
भा 0 पु 0 से0 (2012), समादेष्टा , बिहार सैन्य पुलिस -12, सहरसा रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


18 जून 2019 
सं0 1 / एल1-10-09 / 2019 - गृ0 आ0-4788 -- श्री अरविन्द कुमार गुप्ता , भा 0 पु0 से0, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, 
बगहा ( सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, बाँका के रूप में अधिसूचित ) को अपनी पत्नी की चिकित्सा, नई दिल्ली में कराने हेतु अखिल 
भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 10.06.2019 से 29.06.2019 तक कुल 
20 ( बीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता के उक्त अवकाश अवधि तक अथवा पुलिस अधीक्षक , बगहा के पद पर अधिसूचित 
पदाधिकारी के योगदान देने तक , जो पहले हो , पुलिस अधीक्षक, बगहा के अतिरिक्त प्रभार में श्री जयन्त कान्त भा 0 पु0 से0, 
पुलिस अधीक्षक , पश्चिमी चम्पारण, बेतिया रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


22 जून 2019 
सं0 1 / एल1-10-03 / 2016 - गृ0 आ0-4913 -- श्री गौरव मंगला, भा 0 पु0 से0 (2013), पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को 
अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 24.06.2019 से 23.07.2019 
तक कुल 30 ( तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक -27.06.2019 से 22.07.2019 तक की अवधि में 
निजी खर्च पर विदेश ( यूरोप ) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है । 


6 

बिहार गजट , 10 जुलाई 2019 
2. श्री मंगला के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री राकेश कुमार, भा 0 पु 0 से 0 
( 2013 ), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस -8, बेगूसराय, रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
ईश्वर चन्द्र सिन्हा, अपर सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

28 जून 2019 
सं 0 6 / गो0-34-01 / 2019-1855 - वाणिज्य कर विभाग के राज्य - कर उपायुक्त कोटि 
के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -6 में अंकित 
पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है : 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम बैच संख्या 

वर्तमान पदस्थापन पदस्थापन का पद एवं स्थान 

का नाम 


गृह जिला 


1 


2 


4 


6 


3 
38 वीं / 195 


1 


श्री सुरेन्द्र प्रसाद 


नवादा 


राज्य कर उपायुक्त मोतिहारी 

अंचल 


5 
राज्य कर उपायुक्त 
वाणिज्य कर विभाग , 
मुख्यालय पटना सम्प्रति 
विशेष अंचल पटना में 

प्रतिनियुक्त 
राज्य कर उपायुक्त, 


2 


श्री अजीत कुमार 


42 वीं / 250 


पटना 


राज्य कर उपायुक्त प्रभारी 

रक्सौल अंचल 


मुजफ्फरपुर पश्चिमी 


3 


श्री अभिक अवतंश 


42 वीं / 251 


पटना 


राज्य कर उपायुक्त प्रभारी 

जहानाबाद अंचल 


4 


श्री रामप्रवेश सहनी 


पटना 


द्वितीय सीमित / 

277 


अंचल 
राज्य कर उपायुक्त 

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ , 
मुख्यालय , बिहार, पटना 
राज्य कर उपायुक्त 

सासराम अंचल 
सम्प्रति प्रतिनियुक्ति 
पटना दक्षिणी अंचल 
राज्य कर उपायुक्त 
कर्मनाशा जाँच चौकी 


राज्य कर उपायुक्त पटना 

दक्षिणी अंचल पटना 


5 


श्री अशर्फी लाल 
विद्यार्थी 


द्वितीय सीमित / समस्तीपुर 

278 


बिहार आपदा पुनर्वास एवं 
पुनर्निमाण सोसाइटी पटना में 
उप निदेशक (वित्त ) के पद 
पर प्रतिनियुक्ति हेतु सेवा 

सूपूर्द 
राज्य कर उपायुक्त पटना 

विशेष अंचल 


6 


श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह 


47 वीं / 282 


रोहतास 


7 


पटना 


राज्य कर उपायुक्त 
प्रभारी, जहानाबाद 

अंचल 
राज्य कर उपायुक्त 
प्रभारी, रक्सौल अंचल 
राज्य कर उपायुक्त 
मोतिहारी अंचल 
राज्य कर उपायुक्त 

दरभंगा अंचल 


श्री एस 0 एम0 इरशाद | 48 वीं से 52 वीं / 
आरिफ 

292 
श्री विरेन्द्र कुमार सिंह | 48 वीं से 52 वीं / 

295 
श्री सुरेन्द्र कुमार 

48 वीं से 52 वीं / 

308 


8 


भोजपुर 


राज्य कर उपायुक्त 

वाणिज्य 
कर विभाग मुख्यालय, पटना 
राज्य कर उपायुक्त अंकेक्षण 
पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना 

राज्य कर उपायुक्त 
मुजफ्फरपुर, पश्चिमी अंचल 


9 


बक्सर 


10 


48 वीं से 52 वीं / 


श्री रणजीत कुमार 

रजक 


भोजपुर 


राज्य कर उपायुक्त, 


309 


पूर्णियाँ अंचल 


राज्य कर उपायुक्त प्रशिक्षण 
प्रकोष्ठ वाणिज्य कर विभाग 

मुख्यालय, पटना 


2. क्रम संख्या -10 पर अंकित पदाधिकारी को उनके अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित 
किया गया है । अतएव स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

3. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी सात दिन के अंदर स्थानांतरित कार्यालय में योगदान 
देना सुनिश्चित करेंगे । 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2019 


7 


4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम , उप सचिव । 


गृह जिला 


1 


3 


श्री किशोर कुमार 


28 जून 2019 
सं 0 6 / गो0-34-01 / 2019-1857_ - वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -6 में 
अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है : 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम बैच संख्या वर्तमान पदस्थापन पदस्थापन का पद एवं स्थान 

का नाम 
2 

3 4 5 

6 
1 श्री विश्वकान्त तिवारी 

36 वीं / 70 

रोहतास वित्त एवं लेखा नियंत्रक राज्य कर संयुक्त आयुक्त 

पटना के पद पर नगर ( अंकेक्षण), पूर्णियां प्रमंडल, 
निगम को सेवा सूपूर्द 

पूर्णियां 
सम्प्रति मुख्यालय 

में 

पदस्थापित 
2 श्री उमानन्द चौधरी 

36 वीं / 109 दरभंगा राज्य कर संयुक्त आयुक्त 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त 

प्रभारी सीतामढ़ी अंचल प्रभारी कटिहार अंचल 
श्रीमति विमला कुमारी 36 वीं / 129 

पटना राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 

( अंकेक्षण ), दरभंगा ( अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, 
प्रमंडल, दरभंगा 

पटना 
4 

37 वीं / 155 पटना राज्य कर संयुक्त आयुक्त 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
सिन्हा 

सम्प्रति निदेशक (वित्त), | ( अंकेक्षण), पटना पूर्वी प्रमंडल, 
राज्य स्वास्थ्य समिति, 

पटना 

बिहार 
5 श्री संजय कुमार 

37 वीं / 157 

मुंगेर राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 

प्रभारी भागलपुर अंचल प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वाणिज्यकर 

मुख्यालय पटना 
6 

37 वीं / 166 

पटना राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
प्रसाद 

प्रभारी कटिहार अंचल प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वाणिज्यकर 

विभाग मुख्यालय पटना 
7 

37 वीं / 171 

नालन्दा राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
प्रभारी कदम कुआँ अंचल प्रशिक्षण प्रकोष्ठ वाणिज्यकर 

मुख्यालय पटना 
8 श्री विनोद कुमार झा 

38 वीं / 179 

सुपौल राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
प्रभारी पाटलीपुत्रा अंचल 

आर्थिक अन्वेषण इकाई , 
वाणिज्य कर विभाग, 

मुख्यालय पटना 
38 वीं / 180 वैशाली राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
सिन्हा 

आर्थिक अन्वेषण इकाई , प्रभारी पाटलीपुत्रा अंचल 
वाणिज्य कर विभाग, 

मुख्यालय पटना 
38 वीं / 182 भोजपुर राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
प्रभारी नवादा अंचल ( अंकेक्षण), दरभंगा प्रमंडल, 

दरभंगा 
11 श्री दिवाकर प्रसाद 38 वीं / 191 प ० 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
चम्पारण 

वाणिज्य कर विभाग , प्रभारी भागलपुर अंचल 
मुख्यालय पटना 

भागलपुर 


श्री पंकज कुमार 


श्री विरेन्द्र कुमार 


9 


श्री सत्येन्द्र कुमार 


10 


श्री पंकज कुमार 


12 


श्री जफीर आलम 


38 वीं / 198 


सिवान 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
पटना पश्चिमी प्रमंडल , 
अन्वेषण ब्यूरो पटना 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
प्रभारी सीतामढी अंचल 


8 


बिहार गजट, 10 जुलाई 2019 


13 


श्री 


38 वीं / 200 


जहानाबाद 


युगल 

किशोर 
भारतीय 


14 


श्री योगेन्द्र प्रसाद 


विशेष / 205 


पटना 


15 


श्री राजीव रंजन 


विशेष / 209 


अररिया 


16 


श्री प्रभात कुमार 


विशेष / 213 


पुर्णियाँ 


17 


श्री मोहन कुमार 


विशेष / 216 


मधुबनी 


18 


डॉ ० दिनकर प्रसाद 


39 वीं / 223 


मधेपुरा 


राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
अन्वेषण ब्यूरो, सारण 

प्रभारी गोपालगंज अंचल, 
प्रमंडल 

गोपालगंज 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण), | सम्प्रतिनिदेशक (वित्त ), राज्य 
पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना 

के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु 

सेवा सूपूर्द 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत प्रभारी जमुई अंचल 
प्रमंडल , 

मुजफ्फरपुर 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त, 
प्रभारी गोपालगंज अंचल | तिरहुत प्रमंडल अन्वेषण ब्यूरो, 

मुजफ्फरपुर 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 

प्रभारी जमुई अंचल प्रभारी मोतिहारी अंचल 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
आर्थिक अन्वेषण इकाई प्रभारी कदमकुंआ अंचल , 
वाणिज्य कर विभाग 

पटना 
मुख्यालय पटना 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
प्रभारी उत्तरी अंचल, प्रभारी दक्षिणी अंचल, पटना 

पटना 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
प्रभारी पूर्णिया अंचल वाणिज्य कर विभाग प्रशिक्षण 

प्रकोष्ठ मुख्यालय पटना 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
वाणिज्य कर विभाग, प्रभारी पटना विशेष अंचल 

मुख्यालय पटना 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त 

राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
प्रभारी पटना विशेष अंचल प्रभारी उत्तरी अंचल, पटना 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
प्रभारी 

प्रभारी पूर्णिया अंचल 
पटना दक्षिणी अंचल 
राज्य कर संयुक्त आयुक्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त 
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ , 

प्रभारी नवादा अंचल 
मुख्यालय, बिहार , पटना 


19 


श्री प्रशांत कुमार झा 


40 वीं / 229 


बांका 


20 


श्री अमर नाथ चौधरी 


40 वीं / 230 


भागलपुर 


21 


श्री अजिताभ मिश्र 


41 वीं / 237 


मुंगेर 


22 


41 वीं / 241 


शेखपुरा 


मो ० जाकिर अली 

अंसारी 
श्री नन्दकिशोर राज 


23 


41 वीं / 242 


गोपालगंज 


24 


श्री विनय कुमार 


42 वीं / 244 


पटना 


2. क्रम संख्या -3, 6 एवं 20 पर अंकित पदाधिकारी को उनके अभ्यावेदन के आधार पर 
स्थानांतरित किया गया है । अतएव स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

3. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी सात दिन के अंदर स्थानांतरित कार्यालय में योगदान 
देना सुनिश्चित करेंगे । 
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम , उप सचिव । 


28 जून 2019 
सं 0 6 / गो0-34-01 / 2019–1854 -- वाणिज्य कर विभाग के राज्य - कर सहायक आयुक्त 
कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -6 में 
अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है : 


बिहार गजट, 10 जुलाई 2019 


9 


क्रमांक 


पदाधिकारी का नाम 


बैच संख्या 


गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापन का पद एवं 

स्थान का नाम 


1 


2 


6 


3 
53 वीं से 55 वीं 


4 
वैशाली 


1 


श्री कृष्णा मोहन सिंह 


5 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त भागलपुर प्रमंडल, 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त , भागलपुर 
अंचल, भागलपुर 


अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर 


2 


श्री मुनेश्वर प्रसाद 


53 वीं से 55 वीं 


मधुबनी 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त, समस्तीपुर, 

अंचल 


3 


श्री शशि भूषण 


53 वीं से 55 वीं 


अररिया 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त , मधुबनी अंचल 


4 


श्री दिनेश कुमार 


53 वीं से 55 वीं 


उत्तर प्रदेश 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त , भभुआ अंचल 


5 


श्री रवीन्द्र कुमार , 


53 वीं से 55 वीं 


रोहतास 


6 


श्री अजीत रंजन 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त , मुजफ्फरपुर 

पूर्वी अंचल 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त , मगध प्रमंडल , 
अन्वेषण ब्यूरो, गया 


53 वीं से 55 वीं 


पटना 


7 


हेमलता कुमारी 


53 वीं से 55 वीं 


पटना 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो, सम्प्रति समस्तीपुर 
अंचल में प्रतिनियुक्त 

राज्य कर सहायक 
आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, 
अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा , 
सम्प्रति मधुबनी अंचल में 

प्रतिनियुक्त 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त मगध प्रमंडल, 
अन्वेषण ब्यूरो, गया 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त तिरहुत प्रमंडल , 
अन्वेषण ब्यूरो मुजफ्फरपुर 

राज्य कर सहायक 
आयुक्त फारविसगंज 

अंचल सम्प्रति 

(प्रतिनियुक्ति ) 
मगध प्रमंडल, अन्वेषण 

ब्यूरो, गया 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त मुजफ्फरपुर 

पश्चिमी अंचल 
सम्प्रति हाजीपुर अंचल में 

प्रतिनियुक्त 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त मुजफ्फरपुर 

पश्चिमी अंचल 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त वाणिज्य - कर 
विभाग , मुख्यालय पटना, 

(प्रतिनियुक्ति ) 
पाटलीपुत्रा अंचल 

ज्य कर सहायक 
आयुक्त भागलपुर प्रमंडल , 
अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर, 
सम्प्रति मुंगेर अंचल में 

प्रतिनियुक्त 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त मगध प्रमंडल, 
अन्वेषण ब्यूरो, गया 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त गया अंचल 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त, दानापुर अंचल 


8 


श्री गोपाल कुमार 


53 वीं से 55 वीं 


नवादा 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त, मुंगेर अंचल 


9 


श्री मुकेश कुमार 


53 वीं से 55 वीं 


भागलपुर 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त , पाटलीपुत्रा 

अंचल 


10 


श्री मनिष कुमार गुप्ता 


53 वीं से 55 वीं 


गया 


ज्य कर सहायक 
आयुक्त, मुंगेर अंचल 


11 


श्री श्रीधर करूणानिधि 


53 वीं से 55 वीं 


पूर्णियाँ 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त , नवादा अंचल 


12 


श्री विजय कुमार पाठक 


53 वीं से 55 वीं 


मधुबनी 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त , बिहार शरीफ 

अंचल 


10 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2019 


13 


श्री सच्चिदानन्द विश्वास 


53 वीं से 55 वीं 


मधुबनी 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त, फारबिसगंज 

अंचल 


14 


श्री सतीश कुमार 


53 वीं से 55 वीं 


अरवल 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल , 
अन्वेषण ब्यूरो, 

पूर्णियाँ, 
सम्प्रति फारबिसगंज 
अंचल में प्रतिनियुक्त 

राज्य कर सहायक 
आयुक्त सारण प्रमंडल , 
अन्वेषण ब्यूरो, छपरा 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त पटना सिटी 
पश्चिमी, 

अचंल 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त औरंगाबाद अंचल 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त, सारण अंचल 


15 


श्री राजू 


रंजन 


53 वीं से 55 वीं 


सारण 


16 


श्री अजय प्रकाश 


53 वीं से 55 वीं 


सिवान 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त , पटना सिटी 

पूर्वी अंचल 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त सम्प्रति वित्त 
एवं लेखा पदाधिकारी , 

सामान्य प्रशासन 
विभाग , बिहार, पटना में 

पदस्थापित (बिहार 


प्रशासनिक सुधार 


17 


रेणू कुमारी 


53 वीं से 55 वीं 


पटना 


मिशन सोसाइटी में 

प्रतिनियुक्ति ) 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त 

गांधी मैदान 

अंचल 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त, सासाराम 

अंचल 


18 


श्री राजन कुमार 

श्रीवास्तव 


तृतीय सिमित 


राज्य कर सहायक 
आयुक्त बिहार शरीफ 

अंचल 
राज्य कर सहायक 
आयुक्त शाहाबाद अंचल, 
सम्प्रति सासाराम में 

प्रतिनियुक्त 


पूर्वी 
चम्पारण 


2. क्रम संख्या -16 एवं 17 पर अंकित पदाधिकारी को उनके अभ्यावेदन के आधार पर 
स्थानांतरित किया गया है । अतएव स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

3. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी सात दिन के अंदर स्थानांतरित कार्यालय में योगदान 
देना सुनिश्चित करेंगे । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम, उप सचिव । 


4 . 


क्र.सं. 


3 जुलाई 2019 
सं 0 6 / गो0-34-02 / 2019-1903 -वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर अपर आयुक्त कोटि 
के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -6 में अंकित पद 
एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है : 
पदाधिकारी का बैच संख्या गृह 

वर्तमान पदस्थापन पदस्थापन का पद एवं 
नाम जिला 

स्थान का नाम 
1 2 

3 4 5 

6 
श्री विश्वनाथ महतो 36 वीं / 89 समस्तीपुर राज्य कर अपर आयुक्त , 

राज्य कर अपर आयुक्त , 
आर्थिक अन्वेषण इकाई , पटना पूर्वी प्रमंडल , अपील 
वाणिज्य कर विभाग , 

मुख्यालय, पटना 
2 श्री ज्योतिन्द्र कुमार 

36 वीं / 92 वैशाली राज्य कर अपर आयुक्त 

राज्य कर अपर आयुक्त 
(प्रशासन) तिरहुत प्रमंडल , वाणिज्य कर विभाग , टी 0 
मुजफ्फरपुर 

आर0 यू0 मुख्यालय, पटना 


1 


, 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2019 


11 


3 


श्री शशि रंजन कुमार 


36 वीं / 100 


सीतामढ़ी 


राज्य कर अपर आयुक्त 
वाणिज्य कर विभाग 
मुख्यालय , पटना 


4 


श्री शैलेन्द्र कुमार 


36 वीं / 103 


राज्य कर अपर आयुक्त 
समेकित जांच चौकी डोभी 
सम्प्रति वाणिज्य कर 
मुख्यालय, पटना में 

प्रतिनियुक्त 
राज्य कर अपर आयुक्त 
वाणिज्य कर विभाग, टी ० 
आर 0 यू ० मुख्यालय, पटना 
राज्य कर अपर आयुक्त 
पटना पूर्वी प्रमंडल , अपील 


वैशाली 


5 


श्री प्रणव बोध रुंगटा 


36 वीं / 106 


भागलपुर 


6 


श्री प्रमोद कुमार 


36 वीं / 120 


मुंगेर 


ग्वालिया 


राज्य कर अपर आयुक्त 

(प्रशासन ). 
पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णियाँ 


राज्य कर अपर आयुक्त 
( प्रशासन) तिरहुत प्रमंडल , 

मुजफ्फरपुर 
राज्य कर अपर आयुक्त 

( प्रशासन), 
पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णियाँ 
राज्य कर अपर आयुक्त , 
वाणिज्य कर विभाग, 

मुख्यालय , पटना में 
पदस्थापित करते हुए वाणिज्य 

कर न्यायाधिकरण में 
विभागीय सदस्य के पद पर 

प्रतिनियुक्ति । 
राज्य कर अपर आयुक्त 
(प्रशासन ), मगध प्रमंडल , गया 


7 


36 वीं / 120 


श्री सजन कुमार 
रूँगटा 


पूर्णियां 


राज्य कर अपर आयुक्त 
अंकेक्षण प्रमंडल भागलपुर 


2 . क्रम संख्या -02 पर अंकित पदाधिकारी को उनके अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरित 
किया गया है । अतएव स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

3. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी सात दिन के अंदर स्थानांतरित कार्यालय में योगदान 
देना सुनिश्चित करेंगे । 
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम, उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

16-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2019 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


सं 0 728 -- मैं , जेबा शमशाद पत्नी - मो 0 अफरोज अहमद, निवास - राजा बाजार , समनपुरा ,, चौधरी होटल लेन , 
पो 0 - बी 0 भी 0 कॉलेज, थाना - शास्त्रीनगर, जिला - पटना -800014, शपथ पत्र संख्या -3046, तारीख 02.05.2019 द्वारा यह 
घोषणा करती हूँ कि शादी के बाद अब मैं जेबा अफरोज के नाम से जानी जाऊंगी । जेबा शमशाद एवं जेबा अफरोज दोनों 
नाम मेरा ही है मैं इन दोनों नामों से जानी जाती हूं । 

जेबा शमशाद । 


No. 729 ---I, PAMILA W / o Shri Kumar Amit Resident of B- 104 , Aparna Mansion Tilak 
Nagar, Rukanpura Vide Affidavit no . 38 dated 16.1.18 shall be known as Pamila Singh . 

PAMILA. 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2019 


13 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं 0 कारा / नि 0 को ० ( अधी0 ) -01-13 / 2015--5516 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


संकल्प 

28 जून 2019 
श्री विनोद कुमार सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा ( सम्प्रति निलंबित) संलग्न शहीद 
खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा , मुजफ्फरपुर के विरूद्ध उनके मंडल कारा, आरा में पदस्थापन अवधि में वित्तीय अनियमितता, 
आपूरक विशेष को लाभ पहुंचाने, सरकारी आदेश एवं विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1275 दिनांक 25.02.2016 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबनावस्था में शहीद 
खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में संलग्न किया गया । साथ ही उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र क में गठित 
आरोप के आलोक में उक्त विभागीय संकल्प द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी जिसके संचालन हेतु 
विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

2. विभागीय जांच आयुक्त - सह - संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक 518 अनु० दिनांक 13.06.2018 से 
प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र क में गठित सभी दस (10) आरोपों को प्रमाणित पाया गया । बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली-2005 के नियम 18 ( 3) के प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांक 4806 
दिनांक 12.07.2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री सिंह से उपर्युक्त प्रमाणित 
आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । 

3. श्री सिंह के द्वारा दिनांक 04.10.2018 को द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा 
उल्लेख किया गया है कि निविदा में चयनित आपूरक को भुगतान तभी होता है जब कारा के आदेशानुसार आपूर्ति कर दे । 
आपूरक सुमेश कुमार, चीनी की आपूर्ति के लिये चयनित किये गये थे । निविदा सूचना के खण्ड 3, 4, 5, एवं 6 में लगाये गये 
शर्तों को चीनी के लिए चयनित आपूरक श्री सुमेश कुमार पूरा नहीं करते थे । इस कारण उनके चीनी का आपूर्ति लेना गलत 
होता । इस मामले में किसी एक को छूट देने पर दूसरे आपूरक भी ऐसी छूट चाहते जिससे कारा प्रशासन की शिकायत 
होती । ऐसी स्थिति में दूसरे आपूरक श्री अजय कुमार सिंह को चीनी की आपूर्ति आदेश दिया गया, उनसे चीनी की आपूर्ति 
ली गयी । वर्ष 2015-16 में चीनी आपूर्ति के लिये क्रय समिति द्वारा श्री सुमेश कुमार का नाम चयनित किया गया था , परन्तु 
निविदा 

सूचना के खण्ड 2, 3, 4, 5 और 6 में दिये शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण उक्त कारा के दूसरे आपूरक श्री अजय 
कुमार सिंह से क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दर पर ही चीनी की आपूर्ति ली गयी । वे निविदा सूचना के सभी शर्तों को पूरा करते 
है । कारा के पत्र संख्या 832 दिनांक 25.03.2015 द्वारा उक्त आपूरक को निविदा सूचना की शर्तों को पूरा करने के लिये 
लिखा गया था । आपूरक श्री अजय कुमार सिंह द्वारा चीनी की आपूर्ति करने के तुरंत बाद आपूरक श्री सुमेश भी निविदा 
सूचना के सारे शर्तों को पूरा कर दिये । इसके बाद उन्हीं से चीनी की आपूर्ति ली गयी । 

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि निविदा दाता स्वयं क्रय - समिति के समक्ष उपस्थित रहते हैं और वे जान 
जाते हैं कि अमूक सामानों की आपूर्ति हेतु किस दर पर उनका नाम चयनित किया गया है । उसी दर पर उनकी आपूर्ति का 
भुगतान भी होता है । यह परिपाटी पहले से ही चली आ रही है । अन्य काराओं के निर्माणशाला में निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति 
ली गयी है । विभागीय निर्देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपूर्तिकर्ता कारा से सामान नहीं मिलने पर बंदियों को उक्त 
सामान जैसे सरसों तेल, मसाला आदि नहीं देना है । कारा के पत्र संख्या -1553 दिनांक 08.06.2015 द्वारा शहीद खुदीराम 
बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर से अनुरोध किया गया कि वे विशेष दूत या ट्रांसपोर्ट से सरसों तेल और मसाला भेजें क्योंकि 
गृहरक्षकों के हड़ताल के कारण सुरक्षा बल में कमी हो गयी थी । पत्र संख्या 4529 दिनांक 16.08.2015 द्वारा सरसों तेल प्राप्त 
करने के लिये विशेष दूत से भेजने के लिये अनुरोध किया गया, तब मात्र 495 किलों सरसों तेल प्राप्त हुआ जबकि मांग 522 


- 


। 


14 


बिहार गजट , 10 जुलाई 2019 


कारा में 


किलों की थी । उक्त केन्द्रीय कारा से सरसों तेल की आपूर्ति मिलने पर मंडल कारा , आरा में स्थानीय तौर पर क्रय नहीं 
किया गया है । 

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि सुधा डेयरी से दूध चूर्ण लेने के लिये एडवांस मनी जमा करना पड़ता है । 

सुधा डेयरी से दूध आपूर्ति हेतु एडवांस मनी निकालने का प्रावधान नहीं है । ऐसी स्थिति में सुधा डेयरी के ही दर पर 
दूसरे आपूरक से दूध की आपूर्ति ली गयी है । जहाँ तक राशन भण्डार में रक्षित खाद्य एवं अन्य सामग्रियों की कोई 
सूची / बोर्ड नहीं लगाने का आरोप है, इस बिन्दु पर न कोई नियम है और न विभागीय आदेश जिसका उल्लंघन किया गया 
है । बंदियों को खाने के लिये गेहूँ की आपूर्ति ली जाती थी और ठीकेदार के माध्यम से उसकी पिसाई की जाती थी । मिल से 
ठेला द्वारा आटा लाया जाता था । इमली और आमचूर्ण का स्टॉक उसी दिन खत्म हो गया था , अतः भण्डार में नहीं मिला । 

4. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की 
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि आपूरक श्री सुमेश कुमार द्वारा निविदा की शर्तों का पालन 
नहीं किये जाने के कारण दूसरे आपूरक से चीनी की आपूर्ति नहीं करने पर विधिवत् नोटिस तामिला कर निविदा रद्द करने 
की कार्रवाई नहीं की गई बल्कि बचाव साक्ष्य हेतु फर्जी तरीके से नोटिस को निर्मित कर संचिका पर रख दिया गया है । यह 
कार्य इनके दूसरे आपूरक से मिली- भगत को दर्शाता है । श्री सिंह द्वारा सामग्री आपूर्ति के लिए लिखित आदेश भी निर्गत नहीं 
किया जाता था । इस संबंध में उनका यह कहना कि कक्षपाल की कमी थी जिस कारण दूरभाष पर ही आपूरक को सूचना दी 
जाती थी , जो किसी भी दृष्टिकोण से मान्य नहीं है । साथ ही आरोपित यह भी कहते है कि कारा में दूरभाष पर आपूरक को 
सूचना दिये जाने की परिपाटी रही है । इस संबंध में स्पष्ट है कि परिपाटी को नियमों के उपर नहीं रखा जा सकता । कारा में 
निर्मित सामग्रियों की आपूर्ति नहीं लेकर आपूरक विशेष से सामग्री ली गयी है । ऐसा कर आरोपित पदाधिकारी ने विभागीय 
आदेशों की अवहेलना की है । 

राशन भंडार में रक्षित खाद्य एवं अन्य सामग्रियों के अद्यतन स्थिति से संबंधित कोई तालिका / बोर्ड नहीं टाँगी गयी । 
लेखा जांच में यह भी पाया गया है कि राशन भंडार में गेहूँ नहीं था । कम्पनी से पैकेजिंग किया हुआ आटा 50 किलो के बोरा 
में था । इस प्रकार श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोप सही पाये गए है । उनके द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है 
एवं विभागीय निर्देशों का उल्लंघन किया गया है । अतः उनका द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है । 

5. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत 
करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 ( समय - समय पर यथा संशोधित) के 
नियम -14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया : 

तीन ( 03 ) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड " | 

6. उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 977 दिनांक 04.02.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग , 
पटना से परामर्श की माँग की गयी । बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 515 दिनांक 07.06.2019 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर 
सहमति संसूचित की गयी है । 

7. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के 
निर्णयानुसार श्री विनोद कुमार सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा ( सम्प्रति निलंबित ) संलग्न शहीद 
खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 
( समय - समय पर यथा संशोधित) के नियम -14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त 
किया जाता है 

तीन (03) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड " । 

8. इनके निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति 
सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
दीवान जाफर हुसैन खाँ , संयुक्त सचिव - सह - निदेशक (प्र ) । 


। 


. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


